रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33002 / 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D.L.- 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


HOR 


दिलली राजपच 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 321 ] 


दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20 , 2019 / कार्तिक 29 , 1941 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 296 
DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 20 , 2019 /KARTIKA 29 , 1941 [ N.C.T.D. No. 296 


No. 321 ] 


भाग-IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


शहरी विकास विभाग 


अधिसूचना 
दिल्ली, 19 नवम्बर, 2019 


सं. फा . 16(1) /श.वि./ डब्ल्यू / 2000-01 / पार्ट फाइल / 2062-2070. -दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 ( 1998 का दिल्ली 
अधिनियम संख्या 4) की धारा 3 की उपधारा (5) तथा उपधारा (2) के खंड (iii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मंत्री, 
शहरी विकास, दिल्ली सरकार एतद्द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 
दिल्ली विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को इस सरकार की दिनांक 6 अप्रैल 1998 की अधिसूचना सं. फा . 16(1) /श.वि./दि.ज.बो. 
/ 98-99 / 4199 के अनुसार गठित दिल्ली जल बोर्ड में उनके संबंधित कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के 
लिए या विधान सभा के सदस्य के रूप में उनकी व्यक्तिगत समयावधि समाप्त होने तक नियुक्त करते हैं अर्थात् 


: 


क्रम सं . 


नाम एवं पता 


पदनाम 


1 


2 


3 


1 . 


उपाध्यक्ष 


2. 


सदस्य 


श्री दिनेश मोहनिया 
निवासी बी -14, शिवपार्क, खानपुर , नई दिल्ली – 62 
श्री सोम दत्त 
निवासी एम -127, गली नं . 8 , शास्त्री नगर, दिल्ली 
श्री शरद कुमार 
निवासी मकान सं. 123, भूमिया चौंक , गांव बकौली, दिल्ली 

36 


- 


52 


3 . 


सदस्य 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय मंत्री ( शहरी विकास ) 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


अशोक कुमार, उप - सचिव ( जल ) 


5992 DG/ 2019 


( 1 ) 


2 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 19th November , 2019 


F. No. (16 )/( 1)/UD /W /2000-2001 /Part File/ 2062-2070.— In exercise of the powers conferred by clause (iii ) of 
sub -section ( 2 ) and sub -section (5 ) of section 3 of the Delhi Water Board Act , 1998 (Delhi Act 4 of 1998 ), the Hon ble 
Minister (UD ) of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following Members of Delhi Legislative 
Assembly, nominated by the Speaker, Delhi Legislative Assembly as Vice Chairperson and Members in the Delhi Water 
Board , Delhi constituted vide this Government s Notification No. F.16 (1)/UD /DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998 , 
for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices, or till the individual 
ceases to be a member of the Legislative Assembly, namely : 


S. No. 


Name and Address 


Designation 


1 


2 


3 


1 . 


Sh . Dinesh Mohaniya 


Vice Chairperson 


R /o B - 14 , Shiv Park , Khanpur, New Delhi- 110062 


2 . 


Sh . Som Dutt 


Member 


R /o M - 127 , Gali No. 8 , ShastriNagar, Delhi- 110052 


3 . 


Sh . Sharad Kumar 


Member 


R /o House No.123 , Bhumiya Chowk , Village- Bakoli, Delhi- 110036 


By Order and in the Name of Hon ble Minister (UD ) 

of National Capital Territory of Delhi, 


ASHOK KUMAR , DY . Secy . ( water ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri ,New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed byALOK KUNAR 


